सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 206 


राँची, सोमवार , 


11 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग 


संकल्प 
10 मार्च, 2019 


- 


संख्या -1079 भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण तथा निदेशों के अनुसार निर्वाचन कार्यों को 
अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य, यथा-प्रभावी एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया 
लागू करने, अभ्यर्थियों के चुनाव खर्च पर व्यापक नियंत्रण रखने, त्रुटि रहित फोटो मतदाता सूची 
तैयार करने , SVEEP अन्तर्गत प्रचार- प्रसार के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने , IT 
का व्यापक प्रयोग आदि को मूर्त रूप प्रदान करने एवं समुचित पर्यवेक्षण आदि कार्य मुख्य 

निर्वाचन 
पदाधिकारी का कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , झारखण्ड का 
कार्यालय में पूर्व से स्वीकृत बल के माध्यम से उक्त सभी कार्यों को करा पाने में कठिनाई महसूस की 
जा रही थी । 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के समस्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ 
विमर्शोपरान्त अपने पत्रांक -154/ State Structure/2013 & EPS दिनांक 4 फरवरी , 2014 द्वारा सभी मुख्य 
निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम संख्या में पदों के सृजन हेतु 
दिशा-निर्देश दिया गया है । 


2 . 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 11 मार्च, 2019 
3 . उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के कार्यालय में पदाधिकारी एवं कर्मचारी स्तर के पूर्व से सृजित 
पदों के अतिरिक्त विभागीय संलेख ज्ञापांक -785 दिनांक-26.02.2019 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक 
दिनांक-01.03.2019 के मद सं०-7 में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में कुल 12 ( बारह) पदों को स्वीकृत 
करने का निर्णय निम्न प्रकार लिया है : 


क्र . 


पदनाम 


वेतनमान 


अभियुक्ति 


सृजित होने 
वाले पदों की 


संख्या 


1 


Additional Chief Electoral Officer 


PB -IV 37400-67000 


भा ० प्र ० से ० 


GP 8700/ 


2 


Joint Chief Electoral Officer 


PB- IV 37400-67000 


झा ० प्र ० से ० ( संयुक्त 
सचिव कोटि ) 


GP 8700/ 


3 


Deputy Chief Electoral Officer 


1 


PB - III 15600-39100 


झा ० प्र ० से ० ( A.D.M. 
कोटि ) 


GP 7600/ 


4 


Assistant Chief Electoral Officer 


PB- III 15600-39100 


झा ० प्र ० से ० ( अनुमंडल 
पदाधिकारी कोटि ) 


GP 6600/ 


5 


Deputy Election Officer 


PB- III 15600-39100 


झा ० प्र ० से ० ( अनुमंडल 
पदाधिकारी कोटि ) 


GP 6600 / 


6 


Sub Election Officer 


PB - III 15600-39100 


झा ० प्र ० से ० ( मूल कोटि उप 
समाहर्ता) 


GP 5400 / 


7 


Personal Assistant 


PB- II 9300-34800 


आशु लिपिकीय सेवा संवर्ग 


GP 4600 / 


8 


Stenographer 


4 


PB -I5200-20200 


आशु लिपिकीय सेवा संवर्ग 


GP 2400/ 


9 


Statistical Officer 


PB- II 9300-34800 


सांख्यिकी सेवा 


GP 4200/ 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 11 मार्च, 2019 


3 


4 . 


उक्त सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-660 / वि ० दिनांक-28.02.2009 द्वारा 
स्वीकृत वेतनमान | ग्रेड पे एवं 7 वां वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217 /वि ० दिनांक 
18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगी । 


5 . 


भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित आवश्यकताओं के अनुसार 
प्रशासनिक एवं आशुलिपिकीय सेवा के पदों पर नियुक्ति / पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची द्वारा तथा सांख्यिकीय सेवा के पद पर योजना- सह -वित्त विभाग 
द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के अनुसार की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एल ० खियांग्ते , 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -सह - अपर मुख्य सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 206 -- 50 


